रजिस्ट्री सं डी० एल० -33004 /99 


REGD. NO. D. L.-33004/99 


REGD . NO . D . L . - 33004 / 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - खण्ड 1 
PART I — Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 118 ] 
No . 1181 


नई दिल्ली , मंगलवार , मई 18 , 1999 / बैशाख 28, 1921 
NEW DELHI, TUESDAY , MAY 18 , 1999 /VAISAKHA 28 , 1921 


संसदीय कार्य मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 18 मई, 1999 
विषय : - अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए मानीटरिंग दल । 

फा . सं. 2( 1 )/ 97 - अनु. और सम्मे . - अगस्त, 1997 में श्रीनगर में हुए बारहवें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिश के 
अनुसरण में बारहवें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति और उसके पूर्ण सत्र में व्यक्त किए गए विचारों की जांच 
करने के लिए इस मंत्रालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17 जुलाई , 1998 ( भारत के राजपत्र भाग I खण्ड 1 संख्या 153 दिनांक 18 जुलाई, 1998 
में प्रकाशित) द्वारा एक मानीटरिंग दल का गठन किया गया । अब यह अधिसूचित किया जाता है कि बारहवीं लोक सभा के भंग हो जाने के साथ ही उपरोक्त 
मानीटरिंग दल भी भंग हो गया है । 

देवराज तिवारी, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 18th May, 1999 
Subject : - Monitoring Group for implementation of the recommendations of the All India Whips Conference , 


No. F . 2 ( 1)/97 - R & C . - Pursuant to the recommendation made by the Twelfth All India Whips Conference held at 
Srinagar in August, 1997 a monitoring group was constituted vide this Ministry Notification of even number dated 17th July , 
1998 ( published in the Gazette of India , Part I, Section 1 No . 153 dated 18th July, 1998 ) to watch the progress of 
implementation of recommendations of the Twelfth All India Whips Conference and views expressed in its plenary sessions . 
It is now notified that with the dissolution of the 12th Lok Sabha , the aforesaid monitoring group has been dissolved . 

D .R . TIWARI, Jt. Secy . 


1484 GI/ 99 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 


